सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 कार्तिक, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 909 


राँची, बुधवार , 


6 नवम्बर , 2019 ( ई ० ) 


- 


श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग । 


अधिसूचना 
31 जुलाई, 2019 


संख्या-१ / स्था ० प ० नि ० प्र०-२०३७/ २०१०( खंड- II ) श्र.नि.-1320-- श्री राकेश प्रसाद, उप श्रमायुक्त , 
जमशेदपुर को स्थानान्तरित करते हुए उप श्रमायुक्त, हजारीबाग के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है। इनका मुख्यालय हजारीबाग रहेगा। 


संख्या -१ / स्था ० श्र० नि ०प्र०-२०३७/ २०१०( खंड-II ) श्र.नि.-1321-- श्री धनंजय कुमार सिंह, उप 
श्रमायुक्त , राँची को स्थानान्तरित करते हुए उप श्रमायुक्त , दुमका के पद पर अगले आदेश तक के 
लिए पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय दुमका रहेगा। 


अल्पना 


उप 


संख्या-१/ स्था ० प ० नि ० प्र०-२०३७/ २०१०( खंड-II) श्र.नि.- 1322- श्रीमती 

सिन्हा , 
श्रमायुक्त , हजारीबाग को स्थानान्तरित करते हुए उप श्रमायुक्त, बोकारो के पद पर अगले आदेश तक 
के लिए पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय बोकारो रहेगा । 


संख्या -१/ स्था ० प ० नि ० प्र०-२०३७ / २०१०( खंड-II ) श्र.नि.- 1323-- श्री राजेश प्रसाद , उप श्रमायुक्त , 
दुमका को स्थानान्तरित करते हुए उप श्रमायुक्त , अनुश्रवण मुख्यालय, राँची के पद पर अगले आदेश 
तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय राँची रहेगा। 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 6 नवम्बर, 2019 
संख्या -१ / स्था ० अ ०नि ० प्र०-२०३७/ २०१०( खंड-II) श्र.नि.- 1324-- श्री नरेन्द्र कुमार , श्रम अधीक्षक , 
साहेबगंज को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक , गोड्डा के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय गोड्डा रहेगा। 

संख्या-१ / स्था ० अ ० नि ० प्र०-२०३७/ २०१०( खंड-II) श्र.नि.- 1325-- श्री रमेश प्रसाद सिंह , श्रम अधीक्षक , 
रामगढ़ को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, जमशेदपुर -२ के पद पर अगले आदेष तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय जमशेदपुर , पूर्वी सिंहभूम रहेगा । 


संख्या-१/ स्था ० प ० नि ० प्र०-२०३७/ २०१० ( खंड- II ) श्र.नि.- 1326- 

श्री अविनाश कृष्ण , श्रमायुक्त के 
सचिव को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, राँची-१ के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय राँची रहेगा। 


संख्या -१ / स्था ० श्र० नि ०प्र०-२०३७ /२०१०( खंड-II) श्र.नि. -1327-- श्री अरविन्द कुमार , श्रम अधीक्षक , 
जमशेदपुर -१ को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, चतरा के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय चतरा रहेगा । 


संख्या -१ / स्था ० श्र ० नि ० प्र०-२०३७/ २०१०( खंड-II ) श्र.नि.- 1328-- श्री रवि शंकर , श्रम अधीक्षक , 
धनबाद -३ को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक , देवघर के पद पर अगले आदेश तक 
के लिए पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय देवघर रहेगा। 


संख्या-१ / स्था ० श्र ० नि ०प्र०-२०३७/ २०१०( खंड-II) श्र.नि.- 1329-- श्री रंजीत कुमार, श्रम अधीक्षक , कृषि 
श्रमिक, राँची को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, पाकुड़ के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय पाकुड़ रहेगा। 


श्रम 


संख्या -१ / स्था ० अ ०नि ० प्र०-२०३७/ २०१०( खंड-II ) श्र.नि.-1330-- श्री शैलेन्द्र कुमार शाह , 
अधीक्षक , जामताड़ा को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, दुमका के पद पर अगले आदेश तक 
के लिए पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय दुमका रहेगा । 


संख्या -१/ स्था ० श्र ० नि ० प्र०-२०३७/ २०१०( खंड- II ) श्र.नि.- 1331-- श्री अभिषेक वर्मा, श्रम अधीक्षक , 
गढ़वा को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, कोडरमा के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय कोडरमा रहेगा। 


संख्या-१/ स्था ० श्र० नि ० प्र०-२०३७ /२०१० ( खंड-II )श्र.नि.-1332-- श्री प्रवीण कुमार, श्रम अधीक्षक , 
चतरा को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, धनबाद -१ के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है। इनका मुख्यालय धनबाद रहेगा। 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 6 नवम्बर , 2019 


3 


संख्या-१/ स्था ००नि ०प्र०-२०३७/ २०१०( खंड-II) श्र.नि.-1333-- श्री अविनाश ठाकुर , कैंटीन मैनेजर , 
मुख्यालय को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, खूटी के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय खूटी रहेगा । 


संख्या-१/ स्था ० अ० नि ०प्र०-२०३७/ २०१०( खंड-II) श्र.नि.-1334-- श्री बबन कुमार सिंह, श्रम अधीक्षक, 
सिमडेगा को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, लातेहार के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय लातेहार रहेगा । 


संख्या -१ / स्था ० श्र ० नि ० प्र०-२०३७/ २०१०( खंड- II ) श्र.नि.- 1335-- श्री एतवारी महतो, श्रम अधीक्षक , 
खूटी को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, गुमला के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय गुमला रहेगा । 


संख्या -१/ स्था ० प ० नि ० प्र०-२०३७/ २०१०( खंड-II ) श्र.नि.-1336-- श्री धीरेन्द्र नाथ महतो, श्रम 
अधीक्षक , चाईबासा को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, लोहरदगा के पद पर अगले आदेश तक 
के लिए पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय लोहरदगा रहेगा। 


संख्या-१ / स्था ० प ० नि ०प्र०-२०३७ / २०१०( खंड-II ) श्र.नि.- 1337-- श्री दिगम्बर महतो, श्रम अधीक्षक , 
जमशेदपुर -२ को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, रामगढ़ के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय रामगढ़ रहेगा । 


संख्या -१/ स्था ० प ० नि ० प्र०-२०३७ / २०१०( खंड-II) श्र.नि.- 1338-- श्री संजय आनन्द , श्रम अधीक्षक , 
गोड्डा को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, साहेबगंज के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय साहेबगंज रहेगा । 


संख्या -१ / स्था ० अ० नि ०प्र०-२०३७/२०१० (खंड- II) श्र.नि.-1339-- श्री अनिल कुमार रंजन, श्रम 
अधीक्षक, लातेहार को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक , पलामू के पद पर अगले आदेश तक के 
लिए पदस्थापित किया जाता है। इनका मुख्यालय डालटनगंज रहेगा। 


संख्या-१/ स्था ० श्र ०नि ० प्र०-२०३७/ २०१० ( खंड-II) श्र.नि.-1340-- श्री पुनीत मिंज , श्रम अधीक्षक , 
बोकारो-२ को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक , सिमडेगा के पद पर अगले आदेष तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय सिमडेगा रहेगा। 


संख्या-१/ स्था ० प ० नि ० प्र०-२०३७/ २०१०( खंड- II ) श्र.नि.-1341- श्री दिनेश भगत, श्रम अधीक्षक , 
राँची-२ को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, हजारीबाग के पद पर अगले आदेश 
तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय हजारीबाग रहेगा । 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 6 नवम्बर , 2019 
संख्या -१ / स्था ० श्र० नि ०प्र०-२०३७/ २०१०(खंड- II )श्र.नि. -1342-- सुश्री लक्ष्मी कुमारी, श्रम अधीक्षक, 
राँची -१ को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, गुमला के पद पर अगले आदेश तक 
के लिए पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय गुमला रहेगा । 


संख्या-१/ स्था ० अ ०नि ०प्र०-२०३७/ २०१०( खंड-II) श्र.नि.- 1343-- श्री वाल्टर कुजूर , श्रम अधीक्षक, 
धनबाद -रको स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक , कृषि श्रमिक, राँची के पद पर अगले आदेश तक 
के लिए पदस्थापित किया जाता है। इनका मुख्यालय राँची रहेगा। 


संख्या-१/ स्था ० प ०नि ०प्र०-२०३७/ २०१०( खंड-II) श्र.नि.- 1344-- सुश्री दिप्ती लॉरी तिर्की, श्रम 
अधीक्षक, लोहरदगा को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, कैंटीन मैनेजर , मुख्यालय, राँची के पद 
पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय राँची रहेगा। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार पाण्डेय , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 909 -- 50 


